रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


है 


NAUU 


ENA 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 5 , 2018 / आषाढ़ 14 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 5 , 2018 /ASHADHA 14 , 1940 


सं. 448] 
No. 448 ] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 जुलाई , 2018 
सा . का .नि . 609( अ). - केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47 ) की 
धारा 141 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) और खण्ड ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा 
बल , एयर विंग , आफिसर ( समूह " क " योद्यक पद ) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 


1 


(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग , आफिसर ( समूह " क " योद्यक पद ) 
संशोधन नियम , 2018 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग आफिसर ( समूह “ क” योद्यक पद ) भर्ती नियम , 2011, के (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा; अर्थात , 
" 3, पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान: - उक्त पदों की संख्या, 
उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध 
अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ (4 ) में विनिर्दिष्ट है । 


3. 


मूल नियमों की अनुसूची में , 
(क ) कम संख्या 1 के सामन ज्येष्ठ कैप्टन ( महानिरीक्षक) पद से संबंधित , 


3789 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


( क ) स्तंभ ( 4) के अधीन , 
(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् : 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर "; 
(ii) उक्त शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात : 

" स्तर – 14 ( 144200 - 218200 रू) "; 


( ख) स्तंभ (11 ) के अधीन प्रविष्टियों में , 

(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन टिप्पण - 3 का लोप किया जाएगा ; 
(ii) उप - शीर्षक "(II) प्रतिनियुक्ति " के अधीन टिप्पण - 4 का लोप किया जाएगा; 


( ख ) क्रम संख्या 2 के सामने कैप्टन / पाइलट ( उप - महानिरीक्षक ) पद से संबंधित, 
( क ) स्तंभ ( 4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर - 13 क ( 131100 – 216600 रू0) "; 
( ख) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में , 


(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा; 


(ii) उप - शीर्षक "(III ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 3 का लोप किया 

जाएगा; 


( ग ) क्रम संख्या 3 के सामने ज्येष्ठ ऑपरेशन आफिसर ( उप महानिरीक्षक ) पद से संबंधित , 
( क ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर - 13 क ( 131100 – 216600 रू0)"; 
( ख) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में , 

(i) उप – शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन टिप्पण -2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii ) उप - शीर्षक "( III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 3 का लोप किया 

जाएगा; 


( घ) क्रम संख्या 4 के सामने कमांडेंट (पाइलट ) पद से संबंधित, 
( क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर - 13 ( 123100 – 215900 रू0) "; 
( ख) स्तंभ ( 11) के अधीन प्रविष्टियों में , 

(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन टिप्पण -2 का लोप किया जाएगा ; 


(ii) उप - शीर्षक "(III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 4 का लोप किया 

जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ड.) कम संख्या 5 के सामने द्वितीय कमान अधिकारी ( (पाइलट ) पद से संबंधित, 
( क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर – 12 ( 78800 - 209200 रू0 ) "; 
( ख) स्तंभ (11 ) के अधीन प्रविष्टियों में , 
___ (i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन , 
(I) " वेतन बैंड - 3 सहित ग्रेड वेतन रू 6600 / - शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात: 


" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0)"; 
( II ) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा; 
(ii ) उप - शीर्षक (II ) " प्रतिनियुक्ति के अधीन , " वेतन बैंड - 3 ( रू0 15600 - 39100 ) तथा 

ग्रेड वेतन रू0 6600 / - " शब्दों, अंकों, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात: 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0 ) "; 
(iii) उप - शीर्षक "(III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 4 का लोप किया 

जाएगा ; 


( च) कम संख्या 6 के सामने उप कमांडेंट / सहायक कमांडेंट ( पाइलट) पद से संबंधित , 
( क) स्तंभ ( 4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0) "; 
( ख ) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में , 
(i) उप - शीर्षक "(I) प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालीन संविदा सहित ) / आमेलन द्वारा " के अधीन 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात : 
" केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन ऐसे अधिकारी जो 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700 - 208700 रू0 ) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 10 
(56100 - 177500 रू0 ) में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित सदृश पद धारण किए हुए हैं 
और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों "; 


(ii) उप – शीर्षक "(II) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 5 का लोप किया 


जाएगा ; 


( छ) कम संख्या 7 के सामने मुख्य इंजीनियर (उप महानिरीक्षक ) पद से संबंधित , 
( क ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर - 13 क ( 131100 - 216600 रू0 ) ; 
( ख ) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति के अधीन, 

(I) " वेतन बैंड - 4 ( 37400 - 67000 रू0) सहित ग्रेड वेतन रू 8700 / - " शब्दों, अंकों 

कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे 
जाएंगे , अर्थात: 
" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 (123100 - 215900 रू0) "; 


(II ) टिप्पण -2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii ) उप - शीर्षक "( II) प्रतिनियुक्ति " ( अल्पकालीन संविदा सहित ) / आमेलन " के अधीन 

" वेतन बैंड - 4 ( 37400 - 67000 रू0) तथा ग्रेड वेतन रू 8700 / - " शब्दों, अंकों कोष्ठकों 
और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द , अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात: 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 ( 123100 - 215900 रू0) "; 
(iii) उप - शीर्षक "(III ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 4 का लोप किया 

जाएगा ; 
( ज ) कम संख्या 8 के सामने उप मुख्य इंजीनियर ( कमांडेंट) पद से संबंधित, 
( क ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" स्तर - 13 ( 123100 - 215900 रू0)"; 
( ख) स्तंभ (11 ) के अधीन प्रविष्टियों में, 
(i) उप – शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन, 
(I) " वेतन बैंड - 3 (15600 - 39100 रू0 ) और ग्रेड वेतन रू 7600 / - " शब्दों, अंकों , कोष्ठकों 

और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, 
अर्थातः 
; " वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 ( 78800 - 209200 रू0) "; 
( II ) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii ) उप - शीर्षक "(II) प्रतिनियुक्ति " ( अल्पकालीन संविदा सहित ) / आमेलन " के अधीन 

" वेतन बैंड - 3 ( 15600 - 39100 रू0 ) तथा ग्रेड वेतन रू 7600 / - " शब्दों, अंकों, कोष्ठकों 
औरं अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे , अर्थातः 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 ( 78800 - 209200 रू0) "; 
(ii) उप - शीर्षक "(III ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए" के अधीन टिप्पण -4 का लोप किया 

जाएगा; 
( झ) कम संख्या 9 के सामने वरिष्ठ वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर / वरिष्ठ वायुयान रेडियों अनुरक्षण 

इंजीनियर (द्वितीय कमान अधिकारी) पद से संबंधित , 
क ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" स्तर - 12 ( 78800 - 209200 रू0) "; 
( ख ) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में , 

(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति के अधीन क्रम संख्या 1 और 2 के पद से संबंधित, 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(I) " वेतन बैंड- 3 (15600 - 39100 रू0 ) और ग्रेड वेतन 6600 / - रू " शब्दों, अंकों, कोष्ठकों 
और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द , अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे , अर्थात्: 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0) "; 


( II ) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii) उप - शीर्षक "( II ) प्रतिनियुक्ति " ( अल्पकालीन संविदा सहित ) / आमेलन " के अधीन 

क्रम संख्या 1 और 2 के पद से संबंधित “वेतन बैंड - 3 ( 15600 - 39100 रू0) और ग्रेड 
वेतन 6600 / - रू शब्दों , अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, 
अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे , अर्थात: 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0) "; 
(iii ) उप - शीर्षक "(III ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन क्रम संख्या 1 और 2 के पद से 

संबंधित टिप्पण - 4 का लोप किया जाएगा; 
( ञ) क्रम संख्या 10 के सामने कनिष्ठ वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर / कनिष्ठ वायुयान रेडियों अनुरक्षण 

इंजीनियर ( उप कमांडेंट ) पद से संबंधित, 
( क ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0)"; 
( ख ) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में, 

(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति के अधीन क्रम संख्या 1 और 2 पद से संबंधित , 
(I) " वेतन बैंड - 2 ( 9300 - 34800 रू0) और ग्रेड वेतन 4600 / - रू." शब्दों , अंकों, कोष्ठकों 

और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द , अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे , 
अर्थात: 
; " वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 ( 44900 - 142400 रू0) "; 
(II) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii) उप - शीर्षक "(II) प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिन संविदा सहित) / आमेलन " के अधीन 

क्रम संख्या 1 और 2 के पद से संबंधित " वेतन बैंड- 3 (15600 - 39100 रू0) और ग्रेड 
वेतन 5400 / - रू " शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 ( 56100 - 177500 रू0) "; 
(iii) उप - शीर्षक "( III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन कम संख्या 1 और 2 के 

टिप्पण - 4 का लोप किया जाएगा ; 
( ट) कम संख्या 11 के सामने कमांडेंट (मुख्य लॉजिस्टिक अधिकारी) पद से संबंधित , 
( क ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" स्तर - 13 ( 123100 - 215900 रू0) "; 
( ख) स्तंभ ( 11 ) के अधीन प्रविष्टियों में , 
___ (i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन, 
(I) " वेतन बैंड - 3 (15600 - 39100 रू0 ) और ग्रेड वेतन 7600 / - रू शब्दों , अंकों , कोष्ठकों 

और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 
" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 ( 78800 - 209200 रू0 ) "; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


(II ) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii ) उप - शीर्षक "(III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण - 4 का लोप किया 

जाएगा; 
( ठ) क्रम संख्या 12 के सामने इक्यूपमेंट आफिसर / वरिष्ठ स्टोर प्रोविजनिंग आफिसर ( द्वितीय 

कमान ) पद से संबंधित , 
( क ) स्तंभ ( 4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" स्तर - 12 ( 78800 - 209200 रू0) ": 
( ख ) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में, 

(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन, 


(I) “ वेतन बैंड - 3 (15600 - 39100 रू0) सहित ग्रेड वेतन 6600 / - रू शब्दों, अंकों, 

कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द , अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे 
जाएंगे , अर्थात : 

___ " वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0) "; 
( II ) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा ; 

(ii) उप - शीर्षक "(III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण -4 का लोप किया जाएगा; 
( ड) कम संख्या 13 के सामने लॉजिस्टिक आफिसर ( उप कमांडेंट ) पद से संबंधित, 
( क ) स्तंभ ( 4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" स्तर - 11 ( 67700 - 208700 रू0) "; 
( ख) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में , 
(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन , 
(I ) " वेतन बैंड - 3 (15600 - 39100 रू0 ) सहित ग्रेड वेतन 5400 / - रू शब्दों, अंकों , 

कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे 
जाएंगे, अर्थात: 

“ वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 ( 56100 - 177500 रू0) "; 


(II) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा; 
(ii) उप - शीर्षक "( II ) प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालीन संविदा सहित) / आमेलन " के अधीन 
" वेतन बैंड - 3 (15600 - 39100 रू0 ) तथा ग्रेड वेतन 5400 / - रू " शब्दों, अंकों, कोष्ठकों 

और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे , 
अर्थात: 

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 ( 56100 - 177500 रू0) "; 
(ii) उप - शीर्षक "(III ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन टिप्पण -5 का लोप किया 

जाएगा; 


( ढ) क्रम संख्या 14 के सामने सहायक कमांडेंट ( लॉजिस्टिक ) पद से संबंधित , 

( क ) स्तंभ ( 4 ) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" स्तर - 10 ( 56100 - 177500 रू0 ) "; 
( ख) स्तंभ (11 ) के अधीन प्रविष्टियों में , 
(i) उप - शीर्षक "(I) प्रोन्नति " के अधीन, 
(I ) " वेतन बैंड - 2 ( 9300 - 34800 रू0 ) सहित ग्रेड वेतन 4600 / - रू शब्दों , अंकों, 

कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे 

जाएंगे, अर्थात्: 
; " वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 ( 44900 - 142400 रू0 ) "; 


(II) टिप्पण -2 का लोप किया जाएगा ; 
(ii ) उप - शीर्षक "( III) भूतपूर्व सैनिकों के लिए " के अधीन, 


(I)" वेतन बैंड- 2 ( 9300 - 34800 रू0) और ग्रेड वेतन 4600 /- रू " शब्दों , अंको, कोष्ठकों 

और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द , अंक , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, 
अर्थात: 
" वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 ( 44900 - 142400 रू0) "; 


(II) टिप्पण - 4 का लोप किया जाएगा; 


[ फा . सं. 17 / 106 / 2016 - कार्मिक / सी सु बल ] 

श्रेयसी चौधरी, निदेशक ( पुलिस वित्त ) 


टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा . का .नि . 806( अ ) तारीख 

12 नवम्बर 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा . का .नि .643 ( अ ) 
तारीख 02 सितंबर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th July, 2018 
G .S . R . 609 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clauses (b ) and (c ) of sub - section (2 ) of section 141 of 
the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968 ), the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the Border Security Force, Air Wing Officers (Group ‘ A ’ Combatised posts) Recruitment Rules , 2011, namely: 


1 . ( 1) These rules may be called the Border Security Force, Air Wing Officers (Group ‘ A ’ Combatised posts ) 
Recruitment (Amendment) Rules , 2018 . 


( 2) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Border Security Force , Air Wing Officers (Group ‘ A ’ Combatised posts ) Recruitment Rules , 2011 (hereinafter 
referred to as the principal rules ), for rule 3 , the following rule shall be substituted , namely : 


“ 3. Number of posts , classification and level in the pay matrix or pay scale .- The number of said posts , their 
classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to ( 4 ) 
of the Schedule annexed to these rules .” . 


3 . 


In the principal rules, in the Schedule , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( a ) 


against serial number 1 , relating to the post of Senior Captain (Inspector General), 


( A ) in column(4 ), 
(i) for the heading, the following heading shall be substituted , namely: 

“ Level in the pay matrix” ; 


( ii) for the entries under the said heading, the following entries shall be substituted , 
namely : 

“ Level 14 ( Rs. 144200 - 218200 )” ; 


( B ) in the entries under column (11), 

(i) under the sub -heading “ (I) Promotion ” , Note 3 shall be omitted ; 


( ii) under the sub -heading “ ( II) Deputation” , Note 4 shall be omitted ; 


(b ) 


against serial number 2 , relating to the post of Captain /Pilot (Deputy InspectorGeneral), 


(A ) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted , namely: 


“ Level- 13A (Rs. 131100 - 216600 )” ; 


(B ) in the entries under column ( 11), - 


(i) under the sub -heading “ (I) Promotion ”, Note 2 shall be omitted ; 


(ii) under the sub -heading “ (III) For Ex -servicemen ” , Note 3 shall be omitted ; 


( c ) 


against serial number 3 , relating to the post of Senior Operations Officer (Deputy Inspector General), 


( A ) for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


" Level- 13A (Rs.131100 -216600 )” ; 


(B ) in the entries under column (11), 


(i) under the sub -heading “ (I) Promotion ” , Note – 2 shall be omitted ; 


( ii ) under the sub -heading “ ( III ) For Ex - Servicemen ” , Note 3 shall be omitted ; 


(d ) 


against serial number 4 , relating to the post of Commandant (Pilot), 


( A ) for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely: 


“ Level-13 (Rs.123100 - 215900 )” ; 


( B ) in the entries under column (11), 

(i) under the sub -heading “ (I) Promotion ” , Note – 2 shall be omitted , 


( ii ) under the sub -heading “ ( III) For Ex -Servicemen ” , Note 4 shall be omitted ; 


( e ) 


against serial number 5 , relating to the post of Second - in - Command ( Pilot), 


( A ) for the entries under column ( 4 ), the following entries shall be substituted , namely: 


“ Level- 12 (Rs.78800 - 209200 )” ; 


( B ) in the entries under column (11), 


(i) under the sub -heading “ (II) Promotion ” , 


(1) for the words, figures and the letters “ Pay Band - 3 with Grade Pay of Rs.6600/-” , 

the following shall be substituted, namely: 


[ TT II - 


05 3 ( i) 7 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ Level-11 (Rs.67700 -208700 ) in the pay matrix ”; 
( II) Note - 2 shall be omitted ; 


( iii) under the sub -heading “ ( II) Deputation” , for the words, figures, brackets and letters , “ Pay Band - 3 
( Rs. 15600 - 39100 ) and Grade Pay Rs.6 ,600 /-, the following shall be substituted , namely : 

“ Level- 11 (Rs.67700 - 208700 )in the pay matrix ” ; 


( iv ) under the sub -heading “ (III ) “ For Ex-Servicemen ” , Note - 4 shall be omitted ; 


against serial number 6 , relating to the post of Deputy Commandant/Assistant Commandant( Pilot), 


( A ) for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


" Level-11 (Rs.67700 -208700) ” , 


(C ) in the entries under column ( 11), 


(i) for the entries under the heading “ (I) “ Deputation ( including short-term contract)/ Absorption ”, the 

following entries shall be substituted , namely ; 
“ Officers under the CentralGovernment or the State Government or Public Sector Undertaking holding 
analogous posts in Level – 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700 ) or with five years regular service 
in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100 - 177500 ) and possessing the qualifications and experience as 
specified for direct recruitment.” ; 


( ii) under the sub- heading “ ( II ) For Ex -servicemen ” , Note -5 shall be omitted ; 


( g ) 


against serial number 7 , relating to the post of Chief Engineer (Deputy Inspector General), 
( A ) for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


“ Level- 13A (Rs. 131100 - 216600 )” ; 


(B ) 


in the entries under column ( 11 ), 


(i) under the sub -heading “ (I) Promotion ” , 


(I) for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band -4 (Rs. 37400 -67000 ) and Grade Pay of 

Rs.8700 /-” , the following shall be substituted , namely : 


“ Level- 13 (Rs. 123100 -215900 ) in the pay matrix ” ; 
( II) Note - 2 shall be omitted ; 


( ii ) under the sub - heading “ ( II ) Deputation (including short term contract)/ Absorption )” , for the words, 
figures, brackets and letters “ Pay Band -4 (Rs. 37 ,400 -67,000 ) and Grade pay of Rs.8 , 700/-” , the following 
shall be substituted , namely : 


“ Level- 13 (Rs. 123100 -215900 ) in the pay matrix ”; 


( iii ) under the sub -heading “ (III ) For Ex -Servicemen ” , Note -4 shall be omitted ; 


(h ) 


against serialnumber 8, relating to the post of Deputy Chief Engineer (Commandant), 
( A ) for the entries under column ( 4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


“ Level- 13 (Rs.123100 - 215900 )” ; 


( B ) in the entries under column (11), - 


(i) under the heading “ (I) Promotion ” , 


(I) for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band- 3 (Rs. 15600- 39100 /-) and Grade pay 

Rs.7600 /-” , the following shall be substituted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


“ Level - 12 (Rs.78800 -209200 ) in the pay matrix "; 


(III) Note - 2 shall be omitted; 


( ii ) under the sub - heading “ ( II) Deputation (including short-term contract)/Absorption ” , for the words, 
figures, brackets and letters “ Pay Band- 3 (Rs. 15600 - 39100 /-) and Grade pay Rs. 7600/-” , the following 
shall be omitted , namely: 


“ Level - 12 (Rs.78800 - 209200 ) in the pay matrix ” ; 


( iv ) under the sub -heading “ (III) for Ex - Servicemen ” , Note- 4 shall be omitted ; 


(i) against serial number 9 , relating to the post of Senior Aircraft Maintenance Engineer/Senior Aircraft Radio 

Maintenance Engineer (Second-in -Command ), 


( A ) for the entries under column ( 4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


“ Level- 12 (Rs.78800 - 209200 ) ” ; 


( B ) in the entries under column ( 11), 


(i) 


under the sub -heading “ (I) Promotion ” , relating to the posts at serial numbers 1 and 2 , 
(1) for the words , figures, brackets and letters “ Pay Band – 3 (Rs. 15600 - 39100 ) and Grade Pay of 

Rs. 6600/-” , the following shall be substituted , namely : 


" Level - 11 (Rs.67700 -208700 ) in the pay matrix ” ; 


(II ) Note - 2 shall be omitted ; 


( ii ) under the sub -heading “ ( II) Deputation ( including short- term contract )/Absorption " , relating to the 
posts at serial numbers 1 and 2 , for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band - 3 ( Rs. 15600 - 39100 ) 
and Grade pay of Rs. 6600 /-” , the following shall be substituted , namely: 

“ Level- 11 (Rs.67700 - 208700 )in the pay matrix ” ; 


(v ) under the sub -heading “ (III) for Ex - Servicemen ” , relating to the posts at serial numbers 1 and 2 , 

Note - 4 shall be omitted ; 


(j) against serial number 10 , relating to the post of Junior Aircraft Maintenance Engineer /Junior Aircraft Radio 
Maintenance Engineer (Deputy Commandant), 


( A ) for the entries under column ( 4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


“ Level - 11 (Rs.67700 -208700 ) in the pay matrix ” ; 


( B ) in the entries under column ( 11 ), 


(i) under the sub -heading” (I) Promotion ” , relating to the posts at serial numbers 1 and 2 , 


(I) for the words, figures, brackets and letters, “ Pay Band - 2 (Rs. 9300- 34800 ) and Grade pay of 
Rs. 4600 /-” , the following shall be substituted , namely : 


“ Level-7 (Rs. 44900- 142400) in the pay matrix ” ; 


(II ) Note - 2 shall be omitted ; 


( ii ) under the sub -heading “ (II) Deputation ( including short -term contract )/ Absorption ” , relating to the posts at 

serial numbers 1 and 2 , for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band -3 (Rs. 15600 - 39100 /-) and 
Grade pay of Rs 5400 /-” , the following shall be substituted , namely: 

“ Level- 10 (Rs. 56100 - 177500 ) in the pay matrix” ; 


( ii ) under the sub - heading “ ( III ) For Ex-Servicemen ” , relating to the posts at serial numbers 1 and 2 , Note -4 shall be 

omitted ; 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


(k ) 


against serial number 11, relating to the post of Commandant (Chief Logistic Officer), 


( A ) for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely: 


“ Level- 13 (Rs. 123100 -215900 )” ; 


( B ) in the entries under column ( 11), - 


under the sub -heading “ (I) Promotion ” , 

for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band- 3 (Rs. 15600 - 39100 ) and Grade Pay 
Rs.7600 /-” , the following shall be substituted , namely : 


" Level - 12 ( Rs.78800 -209200 ) in the pay matrix ” ; 


( II) 


Note - 2 shall be omitted ; 


( ii) 


under the sub -heading “ (III) For Ex -servicemen ” , Note - 4 shall be omitted ; 


(1) against serial number 12 , relating to the post of Equipment Officer/Senior Stores Provisioning Officer (Second 
in - Command ), 


(A ) 


for the entries under column (4), the following entries shall be substituted , namely: 


“ Level- 12 (Rs.78800- 209200)”; 


( B ) 


in the entries under column ( 11), - 


(i) 


under the sub -heading “ (I) Promotion ” , 


(I) for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band - 3 (Rs. 15600 -39100 /-) and Grade Pay 
Rs.6600 /-” , the following shall be substituted , namely: 

“ Level - 11 (Rs.67700 -208700 ) in the pay matrix ” , 


( II) Note - 2 shall be omitted ; 


(ii) 


under the sub - heading “ (III) Ex -servicemen ”, Note- 4 shall be omitted ; 


(m ) 


against serial number 13, relating to the post of Logistics Officer (Deputy Commandant), 


(A ) 


for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


“ Level- 11 (Rs.67700 -208700 )” ; 


( B ) 


in for entries under column ( 11 ), - 


under the sub - heading “ By Promotion ” , 


(I) for the words, figures , brackets and letters " Pay Band - 3 ( Rs. 15600 - 39100 ) and Grade Pay 
Rs.5400 /-” , the following shall be substituted , namely : 


“ Level - 10 ( Rs.56100 - 177500 ) in the pay matrix" ; 


( III ) 


Note - 2 shall be omitted ; 


( ii ) 


und 


under the sub -heading “ (II) By deputation (including short-term contract)/Absorption ” , for the words, 
figures, brackets and letters “ Pay Band - 3 (Rs. 15600 - 39100 ) and Grade Pay Rs . 5400 /-” , the following 
shall be substituted , namely : 


“ Level- 10 ( Rs. 56100 - 177500 ) in the pay matrix ” ; 


( iii) 


under the sub-heading “ ( III ) For Ex -Servicemen ” ,Note -5 shall be omitted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


against serial number 14 , relating to the post of Assistant Commandant(Logistics ), 


( A ) 


for the entries under column (4 ), the following entries shall be substituted , namely : 


“ Level- 10 (Rs.56100 - 177500)”; 


(B ) 


in the entries under column (11), - 


(i) under the sub -heading “ Promotion ” , 


for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band - 2 ( Rs .9300 - 34800 ) and Grade Pay 
Rs.4600/-” , the following shall be substituted , namely: 


“ Level - 7 (Rs.44900 - 142400 ) in the pay matrix ” ; 


(II ) 


Note- 2 shall be omitted ; 


( ii ) under the sub -heading “ ( III) Ex-servicemen ” , 


(I) for the words, figures, brackets and letters “ Pay Band -2 (Rs.9300 - 34800 ) and Grade Pay 

Rs.4600 /-” , the following shall be substituted , namely : 


“ Level - 7 (Rs. 44900 - 142400 ) in the pay matrix ” ; 
( II ) Note -4 shall be omitted ; 


[ F . No . 17 / 106 /2016 - Pers/BSF ] 


SREYASI CHAUDHURI, Director (Police Finance ) 


Note : 


The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 , sub - section (i) vide notification 
number G .S . R . 806 ( E ), dated the 12th November, 2011 and subsequently amended vide notification number 
GSR 643 (E ), dated 2nd September, 2013 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018.07.07 16 :40:42 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


